निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 507 ) 


1 श्रावण 1932 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 23 जुलाई 2010 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


___ अधिसूचना 

14 जनवरी 2010 
सं0 12 / प० ( क0 ) - 1019 / 09 का0 - 465 — बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित नवप्रोन्नत अनुमंडल 
पदाधिकारी / समकक्ष स्तर के पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ - 3 में अंकित वर्तमान पद से 
स्थानान्तरित / सेवा वापस लेते हुए स्तम्भ - 4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन 


3 
अंचल अधिकारी, राजपुर, बक्सर 


1 


पदाधिकारी का नाम , कोटि 
__ क्रमांक एवं गृह जिला 

2 
श्री विनोद कुमार झा , 
431 / 08, मधुबनी 
श्री कौशलेन्द्र सिंह, 
815 / 08 , पटना 


। 


अवर सचिव, मंत्रिमंडल 
सचिवालय विभाग 
अवर सचिव, समाज कल्याण 
विभाग 


2 


| कार्यपालक दंडाधिकारी, मधेपुरा । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अतुल कुमार सिन्हा, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 507 - 571 + 10-डी०टी०पी० । 

Website: http :// egazette.bih .nic.in 


